ACM 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या- 551 राँची, गुरुवार , 


3 अगस्त, 2017 (ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
18 जुलाई, 2017 


संख्या - परि आ०. 349/ 2015-979 -- राज्य अंतर्गत प्रखंडों । अनुमंडलों से 
ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या 
63 , दिनांक 8 जनवरी, 2016 द्वारा झारखण्ड मोटरगाड़ी ( संशोधन) नियमावली , 2015 
के रूप में अधिसूचित किया गया है | सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार झारखण्ड द्वारा 
ग्रामीण मार्गों को चिह्नित करते हुए मार्गों को अधिसूचित किया गया है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार, 3 अगस्त , 2017 
झारखण्ड राज्य में ग्रामीण बस सेवा के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु 
वाहनस्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार 
द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है 


" झारखण्ड करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के 
अंतर्गत ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों जिन्हें ग्रामीण बस सेवा के तहत परमिट 
निर्गत किया जाएगा वैसे वाहन को परमिट की मान्य अवधि में देय कर में शत - प्रतिशत 
छूट प्रदान किया जाता है | " 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेन्द्र हेमरोम , 
सरकार के उप सचिव 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 551 -- 100 


